रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004 / 99 


स्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


ON 
LIBRARY 


: : : : : 


. . 


. 


. 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

12 
भाग - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार, अप्रैल 30 , 2001 / वैशाख 10 , 1923 
NEW DELHI , MONDAY , APRIL 30 , 2001 / VAISAKHA 10 , 1923 


- 


सं . 118 ] 
No. 118] 


MINISTRY OF TEXTILES 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 30th April, 2001 


बस्व मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2001 
विषय : परिधान औरनिटवियर निर्यात हकदारी ( कोटा ) नीति 

( 2000 - 2004 ) . उन देशों के संबंध में जहां इस 
प्रकार के निर्यात, वस्त्र और क्लोदिंगकरार के उपबंधों 

के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं । 

सं. 1 / 21 / 2001-निर्यात -I.--- उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 
नवम्बर, 1999 की अधिसूचना संख्या 1/128/99 -निर्यात - 1 की ओर 
ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसे बाद में दिनांक 10 दिसम्बर , 
1999 , 7 फरवरी, 2000 -निर्यात - 1 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा , 
दिनांक 13 जून, 2000 की अधिसूचना संख्या 1/68/ 2000 -निर्यात - 1, 
दिनांक 20 नषम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या 1/133/ 2000-निर्यात 
1 , दिनांक 8 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 13/33/ 2000 
निर्यात - 1 तथा दिनांक 24 जनवरी, 2001 की अधिसूचना संख्या 
1/49 / 99 -निर्यात - 1 द्वारा संशोधित किया गया है । यह निर्णय लिया 
गया है कि अधिसूचना में निम्नानुसार और संशोधन किए जाएं : 
____ 2. मौजूदा उप- पैरा 6( 4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रति 
स्थापित किया जाए : 

" 6 ( 4 ) एन आई ई के लिए आधार अवधि , विगत वर्ष के 31 
अगस्त को समाप्त हुई आधार अवधि की 1 जनवरी से शुरू होने वाले 
20 महीनों के लिए होगी । " 

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित अधिसूचना की सभी अन्य 
शर्ते यथावत् रहेंगी । 

अतुल चतुर्वेदी , संयुक्त सचिव 


Sub :- Garment and Knitwears Export Entitlement 

( Quota ) Policy ( 2000 - 2004 ), in respect of 
countries where such exports are covered by 
restraints under the provision of the 

Agreement on Textiles and Clothing , 

No. 1/21/2001 -Exports- I. - Attention is invited to 
Notification No. 1/ 128 / 99 - Exports-I dated 12th November, 
1999, which was amended subsequently by Notifications 
of even number dated 10th December , 1999 , 7th February, 
2000, Notification No. 1 /68/ 2000 dated 13th June, 2000 , 
Notification No. 1 / 133/ 2000 - Exports - I dated 20th 
November, 2000 , Notification No. 13 /33 / 2000 -Exports -I 
dated 8th January, 2001 and Notification No. 1/49 / 99 
Exports- I dated 24th January , 2001 on the above 
mentioned subject. It has been decided to further amend 
the Notification as follows : 


2 . The existing Sub - Para 6 (iv ) shall be substituted 
by the following : --- 


___ “ 6(iv) the base period for NIE will be 20 months 
starting from 1st January of the base period ending with 
31st August of the previous year" . 


3 . All other terms and conditions of the Notification 
mentioned in Para 1 above will remain unchanged . 


ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy. 


1287 GI/ 2001 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi-110054. 


